निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 51) पटना, सोमवार , 18 जनवरी 2016 


सं 0 3 ए - 9 - विविध -15 /2014-263/ वि ० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

13 जनवरी 2016 
विषय : —गैर -व्यवसायिक भत्ता ( N.P.A.) विचारण समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में । 

राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों/ आयुष पद्धति के 
चिकित्सकों/ पशु तथा इनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों में कार्यरत सभी विद्या के शिक्षकों को गैर- व्यवसायिक भत्ता 
प्रदान करने की उपादेयता / व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए गैर- व्यवसायिक भत्ता विचारण समिति का 
गठन संकल्प संख्या -7012, दिनांक 09/07/2013 द्वारा किया गया । 

2. समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत 
चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों / आयुष पद्धति के चिकित्सकों / पशु चिकित्सकों को गैर-व्यवसायिक भत्ता अनुमान्य नहीं 
किया जाए । समिति की उक्त अनुशंसा पर सरकार के समक्ष निर्णय विचाराधीन था । 

3. सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि- राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत 
चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों / आयुष पद्धति के चिकित्सकों / पशु चिकित्सकों को गैर -व्यवसायिक भत्ता अनुमान्य नहीं 


होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल सिंह, 


सचिव (व्यय ), वित्त विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 51-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


